Regd . No. CHD/ 0093 / 2015-2017 


सत्यमेन जयते 


CONTOS 


RYANA 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


No. 9-2016]] 


CHANDIGARH, TUESDAY , MARCH 1, 2016 ( PHALGUNA 11 , 1937 SAKA ) 


PART III 


Notifications by High Court, Advertisement, Notices and Change of Name etc. 

हरियाणा राज्य भाण्डागार निगम 

अधिसूचना 

दिनांक 11 फरवरी, 2016 
संख्या ह 0 रा 0 भा 0नि 0 / ई ए 10 / 2016 / 4479.— भाण्डागार निगम अधिनियम , 1962 (1962 का केन्द्रीय अधिनियम 58) 
की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से हरियाणा राज्य भाण्डागार निगम, 
इसके द्वारा, हरियाणा भाण्डागार निगम ( अधिकारी और अमला) विनियम 1994, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित 
विनियम बनाता है, अर्थात् : 

यह विनियम हरियाणा राज्य भाण्डागार निगम ( अधिकारी और अमला ) संशोधित विनियम, 2015 कहे जा सकते 


1 . 


2 . 


हरियाणा राज्य भाण्डागार निगम ( अधिकारी और अमला) विनियम 1994 (जिन्हें , इसके बाद उक्त विनियम कहा 
गया है) उक्त विनियमों में परिशिष्ट ख विनियम 6 में - 
( क ) क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 क , 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17 , 18, 20 , 21 , 22, 24 क , 25, 26, 27 , 

28 , 29 , 31, 32, 33, 34, 36 , 37, 38, 39 , 40, 41, 42, 43, 47 , 48 , 49 के सामने विधमान प्रविष्टियों के 
स्थान पर खाना 3 के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेगी , अर्थात्: 

क्रम संख्या 

सीधी भर्ती के लिए 


आयु सीमा 


3 


1 


2 


3 


4 


5 


25-42 
25-42 
25-42 
25-42 
25-42 
25-42 
25-42 
25-42 
25-42 
25-42 


6 


6 क 


-|oo 


11 


Price : Rs. 3-00 


(37) 


38 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR . 1, 2016 ( PHGN . 11, 1937 SAKA ) 


PART III ]] 


12 


25-42 
21-42 


14 


15 


16 
17 
18 
20 


21 


22 


24 क 


25 


26 


27 


27 क 


21-42 
21-42 
25-42 
25-42 
25-42 
21-42 
18-42 
22-42 
21-42 
18-42 
18-42 
17-42 
18-42 
18-42 
18-42 
18-42 
18-42 
18-42 
18-42 
18-42 
18-42 
18-42 
18-42 
18-42 


28 


29 


31 


32 


33 
34 
36 


37 


38 
39 
40 


41 


42 


18-42 


43 
47 


18-42 
18-42 
18-42 
18-42 


48 


49 


नोट: सीधी भर्ती के लिए उच्चतम आयु सीमा के लिए सरकार के कर्मचारियों के लिए नियम व हिदायतें निगम के कर्मचारियों 
के लिए ज्यों की त्यों लागू होंगे । 


दहिया , 


डॉ ० 

सुप्रभा 

प्रबन्ध निदेशक , 
हरियाणा राज्य भाण्डागार निगम, पंचकूला । 


वरिन्द्र सिंह कुन्डू , 
अतिरिक्त प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार , 

कृषि विभाग , चण्डीगढ़ । 


[ 40-1 ] 


HARYANA STATE WAREHOUSING CORPORATION 

Notification 

The 11th February , 2016 
No. HSWC /Secy /EA - 14 /2016 /4479. — In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Warehousing 
Corporations Act, 1962 (Central Act 58 of 1962 ) and all other powers enabling him in this behalf and with the 
previous sanction of the State Government, the Haryana State Warehousing Corporation hereby makes the following 
regulation further to amend the Haryana State Warehousing Corporation (Officers and Staff) Regulations, 1994 , 
namely : 


PART III ] 


HARYANA GOVT.GAZ ., MAR . 1, 2016 (PHGN . 11 , 1937 SAKA) 


39 


1 . 


2 . 


These Regulations may be called the Haryana State Warehousing Corporation (Officers & Staff) 
Amendments Regulations, 2015 . 
In the Haryana State Warehousing Corporation (Officers and Staff) Regulations, 1994 (hereinafter 
called the said regulations), in Appendix -B of Regulations-6 
(a ) existing entries against Sr. No. 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 6A , 8, 9 , 11 , 12 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18, 20 , 21, 22 , 

24A , 25 , 26 , 27 , 28, 29 , 31, 32, 33 , 34, 36 , 37, 38 , 39 , 40 , 41 , 42, 43 , 47, 48 , 49 under column 
No. 3 shall be substituted with the following entries. 


Sr. No. 


Age limit for 
direct recruitment 


3 


1 


25-42 


2 


25-42 


3 


25-42 


4 . 


25-42 


5 


25-42 


6 


25-42 


6A 


25-42 


8 


25-42 


9 


25-42 


11 


25-42 


12 


25-42 


14 


21-42 


15 


21-42 


16 


21-42 


17 


25-42 


18 


25-42 


20 


25-42 


21 


21-42 


22 


18-42 


24A 


22-42 


25 


21-42 


26 


18-42 


27 


18-42 


27A 


17-42 


28 


18-42 


29 


18-42 


31 


18-42 


32 


18-42 


33 


18-42 


40 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR . 1, 2016 ( PHGN . 11, 1937 SAKA ) 


PART III ]] 


34 


18-42 


36 


18-42 


37 


18-42 


38 


18-42 


39 


18-42 


40 


18-42 


41 


18-42 


42 


18-42 


43 


18-42 


47 


18-42 


48 


18-42 


49 


18-42 


Note : 


Rules or instructions relating to upper age limit for direct recruitment as applicable to the employees 
of Haryana Government shall apply mutatis & mutandis to the employees of the Corporation . 


DR . SUPRABHA DAHIYA , 

Managing Director, 
Haryana State Warehousing Corporation , 

Panchkula. 


VARINDER SINGH KUNDU , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana , 

Agriculture Department, Chandigarh . 


[ 41-1 ] 


नाम परिवर्तन 
मैं , ललित कुमार भाटिया सुपुत्र श्री राम दास भाटिया निवासी 1078 – बी, शक्ति नगर कालका, तहसील कालका, जिला 
पंचकूला, घोषणा करता हूं कि मैंने अपना नाम ललित भाटिया से बदलकर ललित कुमार भाटिया रख लिया है । 
[ 42-1 ] 


CHANGE OF NAME 
I, Surinder Singh Chidha S/ o Late Shri Gurdit Singh Chidha R/o House No. 44 , Sector 25, Panchkula have 
changed my name to Surinder Singh Chadha . 
[ 43-1 ] 


54074 - C.S. — H.G.P., Chd . 


